निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 419 ) 


26 वैशाख 1936 ( A ) 
पटना, शुक्रवार , 16 मई 2014 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

15 मई 2014 
एस0ओ0 289, दिनांक 16 मई 2014 — बोधगया मन्दिर अधिनियम , 1949 बिहार अधिनियम - 17, 1949 की 
धारा - 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बोधगया मन्दिर, भूमि और इसकी सम्पत्ति का 
प्रबंधन और नियंत्रण के निमित्त दिनांक 16 मई, 2014 की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए समिति का निम्नरुपेण 
पुनर्गठन करते हैं : 


अध्यक्ष ( पदेन ) 


बौद्ध 


सदस्य 


बौद्ध 


सदस्य 


जिला पदाधिकारी, गया । 
वेन नागार्जुन सुरई ससई , इन्दोरा 
बुद्धा विहार , पो0 - पाषाणबाग, 
नागपुर –4, महाराष्ट्र 
| भन्ते ज्ञानेश्वर महाथेरा , 
पोo + जिला - कुशीनगर , 
उत्तरप्रदेश - 274403 
श्रीमती महाश्वेता महारथी 9 , वीरचन्द 
पटेल पथ , पटना - 800001 
श्रीमती कुमुद वर्मा, द्वारा - उपेन्द्र नाथ 
वर्मा ( पूर्व मंत्री) 19, कौटिल्य नगर, 
बी०एम०पी० रोड, आशियाना मोड़ , 
पटना - 14 
श्री कृष्ण मांझी , पिता- संत बाबा सुकन 
दास , ग्राम - काज , प्रखंड- गुरुआ, 
जिला- गया | 


बौद्ध 


सदस्य 


हिन्दू 


सदस्य 


हिन्दू 


सदस्य 


हिन्दू 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 मई 2014 
डॉ० अरविन्द कुमार सिंह , 
ग्राम + पो0 - केन्दुइ, भाया -बोधगया, 
जिला - गया । 
महंथ श्री रमेश गिरी, महंथ बोधगया 


हिन्दू 


सदस्य 


सदस्य 


मठ । 


बौद्ध 


श्री नंगजी दोरजी, ग्राम सेरदुप , 
खंगजंग, टडोंग, गंगटोक , सिक्किम | 


सदस्य - सचिव 


( सं0 सी / बी0जी0एम0 - 4702 / 01 - 4055 / सी0 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कमल नारायण सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 419 -571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


